रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


___ REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTI - Section 3--- Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 12 , 2006 / वैशाख 22 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2006 /VAISAKHA 22, 1928 


- - - - 


- 


- 


- 


सं. 477] 
No. 4770 


---- 


- 


- 


जिला 


1 


. 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मई, 2006 
का . आ . 693 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), गुना को मध्य प्रदेश राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 
सं . 3 के 319.700 कि . मी . से 332. 100 कि . मी . तक के भूखण्ड के संबंध में गुना बाईपास के निर्माण , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त 
अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप 
में प्राधिकृत करती है । 

• अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 319. 700 कि . मी. से 332 . 100 कि . मी. तक की बाबत भूमि अर्जन । 
क्रम संख्या 

तालुक पुलिस थाना . गाँव का नाम 
गुना गुना छावनी 

1. पिपरौदा खुर्द 
2. शक्तपूर 
3. गुना 
4. बमोरी बुजुर्ग 

5. हिलगना 
[ फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/11016/4/ 2005 / भू.अ.- 184 ] 

प्रभाकर, उप सचिव 
MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Departmentof Road Transport and Highways) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th May, 2006 
S . O . 693 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Section 3 of the National Highways Act , 1956 
(48 of 1956 ) , the Central Government hereby authorises the Sub Divisinal Officer (Revenue ), Guna , as the competent 
authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this 
1443 GI /2006 


गुना 


VAM 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTI - SEC. 3(Ü )] 


notification in the OfficialGazette, in respect of the stretch of land from Km 319.700 to Km 332 . 100 of the National Highway 
No. 3 for building,maintenance, management and operation ofGuna Bypass in the State ofMadhya Pradesh , as specified 
in the Schedule given below . 

SCHEDULE 
Acquisition of land in respect of NationalHighway No. 3 in the State ofMadhya Pradesh on the stretch from 
Km 319. 700 to Km 332.100 
Serial District 

Taluk 

Police Station Name of Village 
number 
Guna Guna Guna Cantt. 1. Piproda Khurd 

2. Sakatpur 
3. Guna 
4. Bamori Bugurgh 

5. Hilgna 
[F. No. NHALBOT/ 11016 /4/ 2005/LA - 184] 

: PRABHAKAR , Dy. Secy . 


--- 


.. 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


